रजिस्ट्री सं० को-(अ )-72 


_ REGISTERED No . D-(D)-72 


- 


- - 


- 


- 


. 


. " 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 

SECRETARIAT 


RAL SECRP 


प्रसाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II खण 3 - उपखण (ii ) 
PART II - Section 3-- Sub- section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 78 ] 
No. 78] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 13, 1976/ माघ 24, 1897 
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 1976/MAGHA 34, 1897 


इस भाग में भिन्न पष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separato paging is given to this part in ordor that it may be filled 

as a separate compilation 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Banking ) 

NOTIFICATIONS 

New Delhi, the 13th February 1976 
S . O . 110( E ). -.-Jn cxercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) of Bection 1 of tho 
Public Financial Institutions Laws ( Amendment ) Act, 19751 (52 of 1975 ), the Central 
Government hereby appoints the 16th day of February , 1976 as tho dato on which the said 
Act shall come into force . 

[ No. F. 10/( 45) IF.I/ 75 (1) ] 


विस मंत्रालय 
( बैकिंग विभाग ) 

अधिसचनाएं 

नई दिल्ली , 13 फरवरी , 1976 
सा० प्रा० 110 ( प्र० ). - -लोक विसीय संस्था विधि ( संशोधन ) अधिनियम, 1975 
( 1975 का 52 ) की धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा 1976 के फरवरी मास के सोलहवें दिवस को उस तारीख के रूप में नियत करती 
है , जिससे उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा । 

[सं० एफ० 10 ( 45 ) आई० एफ० I/ 75 ( 1)] 
( 347) 


348 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


(PART II 


- . . .. 


S .O . 111(E ).- - In exercise of the powers conferred by section 4B of the State Financial 
Corporations Act , 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby specifies the 16th 
day of February , 1976 as the date on which all the shares of every Financial Corporation 
subscribed by the Reserve Bank as on the date immediately preceding the date aforesaid 
shall stand transferred to , and vested in . the Development Bank, 

__ [ No . F. 10( 45 )-IF.I/ 75 (II) ] 


सा० प्रा० 111 ( ० ) .-- - राज्य वित्तीय निगम अधिनियम , 1951 ( 1951 
का 63) की धारा 4 खद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हर केन्द्रीय सरकार, एतद् 
वारा 1976 के फरवरी मास के सोलहवें दिवस को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है 
जिससे , उक्त तारीख से ठीक पहली तारीख तक रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक वित्तीय निगम में अभिदस 
सभी शेयर विकास बैंक को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे । 


[ सं० एफ० 10 ( 45 ) आई० एफ० I/ 75 ( 2) ] 


S . Q . 112 ( E ). In exercise of the powers conferred by section 4A of the Unit Trist of 
India Act, 1963 (52 of 1963), the Central Government hereby appoints the 16th day of 
February , 1976 as the date on which all the contributiong made by the Reserve Bank of 
India to the initial capital of the Trust as on the dato immediately preceding the date 
aforesaid shall stand transferred to , and vested in the Development Bank . 

[ No. F. 10(45)-IF.I/ 75 (III) ] 


सा० प्रा० 112 ( प्र० ) .-- भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 ( 1963 
का 52 ) की धारा 4 कद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्वारा 1976 
के फरवरी मास के सोलहवें दिवस को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिससे , उक्त तारीख 
से ठीक पहली तारीख तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त ट्रस्ट की प्रारम्भिक पूंजी में किये गये 
सभी अंशदान विकास बैंक को अंतरित और उसमें निहित हो जायेंगे । 

[ सं० एक० 10 ( 45 ) आई० एफ० I/ 75 ( 3)] 


S . O . 113 (E ). — In exercise of the powers conferred by section 21 of the Public Financial 
Institutions Laws ( Amendment) Act, 1975 (52 of 1975 ), the Central Government hereby 
appoints the 16th day of February , 1976 as the date on which the Industrial Finance 
Corporation Act , 1948 ( 15 of 1948 ) shall come into force in the Kohima and Mokokchung 
districts in the State of Nagaland . 

[ No. F. 10 ( 45 )-IF.I / 75 (IV) ] 


सा० प्रा० 113 ( ५० ) . - - लोक वित्तीय संस्था विधि (संशोधन ) अधिनियम , 
1975 ( 1975 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
एनद्वारा 1976 के फरवरी मास के सोलहवें दिवस को उस तारीख के रूप में नियत करती है 
जिसको प्रौद्योगिक वित्तीय निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का 15 ) नागालैंड राज्य के 
कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों में प्रवृत्त होगा । 

[सं० एफ० 10( 45) आई० एफ० I/ 75 ( 4) ] 


S . 0 . 114( E ). - In pursuance of clause (e ) of sub -section ( 1 ) and of sub -section ( 2 ) of 
section 6 of the Industrial Development Bank of India Act , 1964 ( 18 of 1964), the Central 
Government hereby appoints Shri Raghu Raj as the Managing Director of the Industrial 
Development Bank of India for the period commencing on the 16th February , 1976 and 
ending with the 15th February , 1977 . 

[ No . F. 10(71) IF.I/ 75 ( 10 ] 


Sec. 3 ( ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


349 


- - 


- 


rai 


सा० प्रा० 114 ( प्र० ) .- - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 
( 196 4 का 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) पीर उपधारा ( 2 ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री रघुराज को 16 फरवरी, 1976 से प्रारम्भ होकर 15 फरवरी 
1977 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के प्रबन्ध निदेशक 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[सं० एफ० 10( 71 ) आई० एफ०I/ 75 ( 1 )] 


S . O . 115( E ).- --In pursuance of clause ( a ) of sub- section ( 1 ) of section 6 of the Industrial 
Dovelopment Bank of India Act 1964 ( 18 of 1964 ), the Central Government hercby 
appoints Shri Raghu Raj who has been appointed as Managing Director of the Industrial 
Development Bank of India with effect from the 16th February , 1976, to be the Chairman 
of the Board of Directors of the Industrial Development Bank of India with effect from 
the same date. 

[ No. F. 10(71) IE.I/75 (II )] 


सा० प्रा० 115 ( ५० ) . --- भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1964 
( 1964 का 18) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, 
एतदद्वारा , 16 फरवरी, 1976 में भारतीय प्रौद्योगिक बैंक के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त 
किये गये श्री रघुराज को उसी दिन से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल 
का अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

_ [मं० एफ० 10( 71 ) प्राई० एफ० I/ 75 ( 2) ] 


S . O . 116 ( E ). - In pursuance of sub - clauses (1) , (ii) and ( iv ) of clause ( c ) of sub - section ( 1 ) 
of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ) , the Central 
Gyvernment hereby nominates the following persons as the directors of the Industrial Dcvelop 
ment Bank of India with effect from the 16th February , 1976 : 
I . Shri R. V . Raman , Secretary , Department of Industrial Development , ) 
Ministry of Industry and Civil Supplies , New Delhi. 

Under section 
2 . Shri N . C . Sen Gupta , Secretary , Department of Banking , Ministry of | 6 (1 )( c)(1 ) 

Finance,New Delhi, 
3 . Shri H. T . Parekh , Chairman , Industrial Credit and Investment Cor - 1 

poration of India , Bombay . 
4 . Shri Baldev Pasricha , Chairman , Industrial Finance Corporation of 

India , New Delhi. 
5 . Shri R . B . Pradhan , Chairman , Life Insurance Corporation of India , Under Section 
Bombay . 

6( I )( c) (ii) 
6 . Shri Jam : Raj, Chairman , Unit Trust of India , Bombay. 
7 . Shri A . Niyogi, Chairman , IndustrialReconstruction Corporation 

of India , Calcutta . 
8 , Shri R . K . Talwar , Chairman , State Bank of India , Bombay . 
9 . Shri M . Sen Sarma , Chairman, United Bank of India , Calcutta . 
10 . Shri T . R . Tuli , Chairman, Punjab National Bank, New Delhi. 
II . Shri Raj Kumar Bhargava , Chairman , Uttar Pradesh Financial Cor 
poration, Kanpur. 

FUnder Section 
12 . ShriMukul Chand Birua , Managing Director, Assam Financial Cor - i 6( 1 )( c )(iv) 

poration , Shillong , 
13. Shri B. P. R . Vittal , Director , Andhra Pradesh State Financial Corpo 
ration , Hyderabad. 

[ No. F.. 10( 71)-IP.I/75(III )] 
N .[ C . SEN GUPTA , Secy. 


सा० प्रा० 116 ( ० ).--- भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 
( 1964 का 18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( 1 ), ( 2 ) और 


350 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [ PART II - Src. 3 (ii) ] 


( 4 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एनद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 16 फरवरी, 1970 
से भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक के निदेशकों के रूप में नामित करती है : -- - 

1. श्री प्रार० बी० रामन , सचिव , प्रौद्योगिक सिकास विभाग , । 

उद्योग और नागरिक संभरण मंत्रालय , नई दिल्ली । धरा 6 ( 1 ) ( ग ) 
2. श्री एन० सी० सेन गुप्ता , सचिव , बैंकिग विभाग, वित्त ( 1 ) ये अधीन 

__ मन्त्रालय , नई दिल्ली । 
3. श्री एच० टी० पारिख , अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिक ऋण 

और निवेश निगम , बम्बई । 
4. श्री बलदेव पसरीचा , अध्यक्ष , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 

निगम , नई दिल्ली । 
5. श्री पार० बी० प्रधान , अध्यक्ष , भारतीय जीवन बीमा धारा 6 ( 1 ) ( ग ) 
निगम, बम्बई । 

( 2 ) के अधीन 
6. श्री जेम्न राज, अध्यक्ष , भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बम्बई । 
7. श्री ए ० नियोगी, अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिक पुननिर्माण 

निगम , कलकत्ता । 


8. श्रीपार० के० तलवार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैक, बम्बई । 
9. श्री एन० सेन० शर्मा, अध्यक्ष, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया , 

कलकत्ता । 
10. श्री टी० आर० तुली, अध्यक्ष , पंजाब नेशनल बैक , नई 
दिल्ली । 

धारा 6 ( 1 ( ग ) ( 4 ) 
11. श्री राजकुमार भार्गव, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वित्त निगम , के अधीन 

कानपुर । 
12. श्री मुकुलचन्द बरुपा , प्रबन्ध निदेशक , असम वित्त निगम , 

शिलांग । 
13. श्री बी० पी० आर० विट्ठल , निदेशक , आंध्र प्रदेश राज्य 
वित्त निगम , हैदराबाद । 

[सं० एफ० 10( 71 ) पाई. एफ०I/ 75 ( 3) ] 

एन० सी० सेन गुप्ता, सचिव । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY TH ) CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978 


